रजिस्ट्री सं. डी. एल . - 33002 /99 


REGISTERED No. D . L. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


HOM 


दिल्लीराजपाच 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 16 , 2017 / भाद्र 25 , 1939 
DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16 , 2017 / BHADRA 25 , 1939 


सं . 354] 
No. 354 ] 


[ रा . रा . रा . क्षे.दि . सं . 263 

[ N. C . T . D . No. 263 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


भूमि एवं भवन विभाग 
( भूमि अधिग्रहण शाखा) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017 
सं. फा . 8(2) / 2015 / एलएंडबी / एलए / 5885 - 95. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 
21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2740 ( अ) के साथ पठित , एस. ओ . 2004( अ ) दिनांक 21. 07 . 2015 के साथ 
पठित , भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनःस्थापन नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित भूमि 
अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 4 की 
उपधारा (1) तथा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने 
यमुना नदी पर नए पुल सहित यू. पी . लिंक सड़क पर सराय काले खां से मयूर विहार फेस - 1 पर बारापूला एलीवेटेड 
सड़क के निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करना नियत किया है । सड़क का अलाइनमेंट 
मयूर विहार फेस - 1 से सराय काले खां , रिंग रोड तक पुराने पंटून पुल से जुड़ने वाली वर्तमान सड़क का अनुसरण 
करेगी । सराय काले खां से मयूर विहार फेस - 1 तक यमुना नदी पर पंटून पुल से इसकी कनेक्टिविटि को एम. पी . डी. 
2021 मे शरी राहत सड़क 12.3.1 (viii) में सम्मिलित किया गया था । उपरोक्त परियोजना का अनुमानित क्षेत्र लगभग 
150000 वर्ग मीटर होगा और गांव नंगली रजापुर, नई दिल्ली की 34526 वर्ग मीटर खसरा नं . 6 मिन ( 4416 वर्ग 
मीटर) 8 मिन ( 4896 वर्ग मीटर) 13 मिन ( 8728 वर्ग मीटर ) 40 मिन ( 2048 वर्ग मीटर) 156 ( 9401 वर्ग मीटर ) 
तथा 221 (5037 वर्ग मीटर) की भूमि इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी । दिनांक 15 / 09 / 2017 की 
अधूिसूचना सं. सं . फा . 8(2 ) / 2015 / एलएंडबी / एलए / 5846 - 56 के द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अध्ययन के लिए मानव पारिस्थितिकी स्कूल , अंबेडकर विष्वविद्यालय (एयूडी ), कश्मीरी गेट - 110006 की 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण यूनिट के रूप में प्रारंभ करने की घोषणा की जा चुकी है । 

इसके अलावा, सामाजिक प्रभाव निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है स्टेक होल्डरों एवं जनता से विचार - विमर्श करना 
और जहां अपेक्षित हो सर्वे करना जनता को सुनना । सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तथा ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण 


5747 DG/ 2017 


( 1 ) 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


रिपोर्ट तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना ) के लिए समय अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह 
होगी और इसे वेबसाइट , पत्रक तथा मामले के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से तथा जिला क्लेक्टर , 
दक्षिण - पूर्व के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा । 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
तपन झा , उप सचिव ( भूमि एवं भवन विभाग ) 


LAND AND BUILDING DEPARTMENT 
(LAND ACQUISITION BRANCH ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 15th September, 2017 
No. F . 8 ( 2 )/ 2015 /L & B /LA / 5885 -95 . — In the exercise of the powers conferred by sub sections (1 ) and (2 ) of 
section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
Act, 2013 , read with , sub- rule ( 1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 , read with Govt. of India, Ministry of Home Affair s Notification 
No. S . O . 2740 (E ) dated 21% October 2014 , read with S . O . 2004( E ) dated 21 /7 /2015 , the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi, intends to acquire the land for public purpose to construct the Barapullah Elevated Road at 
Sarai Kale Khan to Mayur Vihar Phase - I on U .P . Link Road including the new bridge over river Yamuna . The 
alignment of the road follows the existing road connecting old pontoon bridge from Mayur Vihar phase - I to Sarai Kale 
Khan , Ring Road . This connectivity along the pontoon bridge over River Yamuna from Sarai Kale Khan to Mayur 
Vihar Phase - I was included in the MPD 2021 vide para Urban relief Road 12 . 3 . 1 (VIII ). The area for the aforesaid 
project will be approx . 150000 Sq. mtr . and land to be acquired for this purpose is 34526 Sq .Mtr. of Khasra No. 6 min 
(4416 Sq. mtr.) 8 min (4896 Sq. mtr.) 13 min ( 8728 Sq. mtr.) 40 min . ( 2048 Sq. mtr.) 156 ( 9401 Sq. mtr.) and 
221 (5037 Sq . mtr .) of village Nangli Rajapur New Delhi. The School of Human Ecology Ambedkar University (AUD ) , 
Kashmiri Gate 110006 had been declared for commencement as Social Impact Assessment Unit to carry out social 
impact assessment study in relation to aforesaid land vide notification no No. F. 8( 2 )/2015 /L & B /LA/5846 - 56 
dated 15 /09 /2017 

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and Public, 
Survey and public hearing wherever required . The time period for Social Impact Assessment report and (Social Impact 
Assessment report and Social Impact Management Plan ) will be six months from date of issue of this notification and 
same will be disclosed by the way of websites, posters , leaflets and public hearing as the case may be at the 
conspicuous places in effective areas, and in the office of District Collector, South - East . 


By Order and in the Name of Lt. Governor 
of National Capital Territory of Delhi, 

TAPAN JHA , Dy. Secy . (L & B ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .09 . 19 
16 : 17 :53 + 05 30 


ALOK 
KUMAR 16: 17:53 + 05 30 


